HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 7, 2020 ( ASAR. 16, 1942 SAKA) 


123 


भाग- III 


हरियाणा सरकार 


गृह विभाग 


अधिसूचना 

दिनांक 3 जुलाई , 2020 
संख्या का ० आ ० 33 / के ० अ ०2 / 1974 / धारा 2 / 2020.- दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2), 
की धारा 2 के खण्ड ( ध) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, अनुसूची-II में वर्णित 
अपराधों के पंजीकरण तथा अन्वेषण के प्रयोजन के लिए कुंडली- मानेसर- पलवल ( के. एम. पी .) एक्सप्रेसवे पर नया यातायात 
पुलिस थाना, पंचगाँव चौक , जिला गुरूग्राम बनाने की घोषणा करते हैं तथा नीचे दी गई अनुसूची-I के खाना 2 के नीचे वर्णित 
स्थानीय क्षेत्र को उसके खाना 3 के नीचे वर्णित यातायात पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में से उसे निकालते हुए तथा उक्त 
अनुसूची के खाना 4 के नीचे वर्णित यातायात पुलिस थाना के स्थानीय क्षेत्र में उसे शामिल करते हुए, अन्तरण को भी 
विनिर्दिष्ट करते हैं , अर्थात्: 

अनुसूची-I 
अन्तरित किये जाने वाले स्थानीय क्षेत्र का नाम यातायात पुलिस थाना नया यातायात पुलिस थाना 
संख्या 

जिसमें से स्थानीय क्षेत्र जिसमें स्थानीय क्षेत्र शामिल 
निकाला जाना है 

किया जाना है 


क्रम 


1 


2 


3 


4 


1 . 


यातायात पुलिस थाना, पंचगाँव 


चौक , जिला गुरूग्राम 


कुंडली - मानेसर - पलवल ( के. एम . पी .) एक्सप्रेसवे | यातायात पुलिस थाना, 
पर मील का पत्थर 60.5 किलोमीटर ( नजदीक | मानेसर 
टोल प्लाजा , फरूखनगर) से मानेसर की तरफ 
मील का पत्थर 86 किलोमीटर तक का क्षेत्र , जो 
जिला गुरूग्राम की अधिकारिता के अधीन आता 


अनुसूची-II 
मोटर यान अधिनियम , 1988 (1988 का केन्द्रीय अधिनियम 59), की धारा 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183 , 184, 185 , 
186, 187 , 188, 189 , 190, 191, 192 , 192 - क , 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 202, 203, 206 और 207 तथा 
समय - समय पर इसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन दण्डनीय अपराध | 


विजय वर्धन , 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 


गृह विभाग । 


124 


HARYANA GOVT. GAZ ., JULY 7, 2020 (ASAR . 16 , 1942 SAKA ) 


[ Authorised English Translation ] 


HARYANA GOVERNMENT 


HOME DEPARTMENT 


Notification 


The 3rd July , 2020 
No. S.O. 33 / C.A . 2 / 1974 /S.2 /2020.— In exercise of the powers conferred by clause (s ) of section 2 of the 
Code of Criminal Procedure , 1973 ( Central Act 2 of 1974 ), the Governor of Haryana hereby declares the creation of 
new traffic police station , Panchgaon Chowk, District Gurugram near Kundli -Manesar-Palwal (K.M.P.) Expressway 
having jurisdiction within the area specified under column 2 of Schedule I given below for the purpose of registration 
and investigation of offences specified in Schedule II and also specifies the transfer of the local area enumerated 
under column 2 of Schedule I by excluding the same from the local area of traffic police station specified under 
column 3 thereof and including the same in the local area of traffic police station specified under column 4 of the said 
Schedule, namely : 

SCHEDULE I 


Name of local area is to be transferred 


Serial 
Number 


Traffic police station Traffic police station in 
from which local area is which local area is to be 
to be excluded 

included 


1 


2 


3 


4 


1. 


Traffic Police Station , 
Panchgaon Chowk , 
District -Gurugram . 


On Kundli-Manesar- Palwal (K.M.P.) Traffic Police Station , 
Expressway from Milestone 60.5 Manesar. 
Kilometer towards Manesar (near Toll 
Plaza , Farrukh Nagar) to Milestone 86 
Kilometer, which come under the 
jurisdiction of district Gurugram . 


SCHEDULE II 


Offences punishable under sections 177 , 178 , 179 , 180 , 181, 182 , 183,184 , 185, 186 , 187, 188 , 189, 190 , 191 , 192 , 
192 - A , 193 , 194 , 195 , 196 , 197 , 198 , 199, 202, 203 , 206 and 207 of the Motor Vehicles Act, 1988 (Central Act 59 of 1988 ) 
and rules framed thereunder from time to time. 


VIJAI VARDHAN , 
Additional Chief Secretary to Government, Haryana , 

Home Department. 


8828 — C.S. - H.G.P ., Pkl. 


